फ्र 
के ः 
ज चं 
जब कर. 
कै 
की 
१७ 
शशि 
हैक हर  । हज 
बे रा स् 
॥ हर 
१+ १ ड़ न 
“ कद: 55 
का. आी- द्व्फूः 
हे कषात ० 
> 
हू 
कम 
हा. #. कु 
॥ 
। हे 
हे ह. 
नल न्ज 








'र्न्‍:कि 


[ 


के असबाब और उनका हल 
(चौथा हिस्सा) ै 


खिताब 


जस्टिस मौलाना मुफ्ती 
मुहम्मद तकी साहिब उस्मानी 


अनुवादक 


...... >> अं. /ज जल 


खानदानी झगडों 


मु० इमरान कासमी एम०ए० (अलीग) क्‍ 


प्रकाशक 
फ्रीद बुक डिपो प्रा० लि० _ 


422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6 


फोन आफिस 3289786,328959 आवास 3262486 





३-00 < ९ ++++ तहत --त-+८८+-<+८८<---८+८८++प+८मप८ 


सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं 


१२ ४ ४ ४ 7 ४ ४ ४ ४ ४ ४४४४४ 

नाम किताब ख़ानदानी झगड़ों के असबाब 

9 और उनका हल (चौथा हिस्सा) 
खिताब मौलाना मु० तकी उस्मानी 
अनुवादकक.. मुहम्मद इमरान कासमी 
संयोजक मुहम्मद नासिर खान 
तायदाद 0 
प्रकाशन वर्ष जून 2002 


कम्पोजिंग इमरान कम्प्यूटर्स 
ह मुजफ़्फर नगर (03-442408) 
2?22>22>22>22>22>22>>> 


प्रकाशक 
फ्रीद बुक डिपो प्रा० लि० 


422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6 
फोन आफिस 3289786,328959 आवास 3262486 








वा  ८-ननमनलन-नम ह ख़ानदानी झगड़े......(4) 


फेहरिस्ते मजामीन 


झगड़ों का एक और सबब 

मिल्कियत अलग होनी चाहिए 

बाप बेटे का मुश्तरक कारोबार 

बाद में झगड़े खड़े हो गए 

मामलात साफ हों 

मीरास फौरन तकसीम कर दो 

मीरास जल्द तकसीम न करने का नतीजा 
घर के सामान में मिल्कियतों का फर्क 
हजरत मुफ्ती साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि 
की एहतियात 

भाईयों के दरमियान भी हिसाब साफ हो 
मकान की तामीर और हिसाब का साफ रखना 
दूसरे को मकान देने का सही तरीका 
तमाम मसाइल का हल, शरीअत पर अमल 
खुलासा 


. ७0 (४७) (00 5-3 (0?) (एन (एा >> 


. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
॥, 
8. 
9. 





न 


खानदानी झगड़ों के असबाब 
और उनका हल... 
(चौथा हिस्सा)... 


4:(८ [९,७॥ ५ 02५०५ ५)३४.-००॥) 5:20:6, 84:55 4| 4००७ ॥ 
४६ ४॥ ५,३६6 ८ ०९० 5५3५४ 3) 0५ १: 3५५--५ 
४४६२; 0॥ ४। 0४ 644553 ४ ७)५ १५ (॥०५ ८-०३ 4.2. 
-॥$2.)3 54:55।5992॥03:...॥-०५.-५ (| 4६४०५ 4४ ८ 
(2856:2[८5 5 3503 ४४४ 3 ॥ (53 ४८ (६४ ॥॥ (० 
475|॥ ।7:६९ 
झगड़ों का एक और सबब क्‍ 
गुजिश्ता चन्द हफ़्तों से ख़ानदानी झगड़ों के मुख्तलिफ 
असबाब् का बयान चल रहा है। हमारे खानदानों में जो 
इख्तिलाफ और झगड़े फैले हुए हैं उनकी एक बहुत बड़ी 
वजह शरीअत के एक और हुक्म का लिहाज न रखना है। 
शरीअत का वह हुक्म यह है कि: 
द ३४८१७ ०५७ ४९ |, ४5 
यानी तुम आपस में तो भाईयों की तरह रहो और एक 
दूसरे के साथ भाईयों जैसा बर्ताव करो | भाईचारे और 
३3%: "है त-ह८८- ८-८ <८--८----८ह<--८---+८-हमतहर-++म् मना 


राणा झगड़े......(4) 


मुहब्बत का बर्ताव करो, लेकिन जब लेन-देन के मामले पेश 
आएं, और ख़रीद व बेच और कारोबारी मामले आपस में 
पेश आएं तो उस वक्‍त अजनबियों की तरह मामला करो 
और मामला बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें कोई गैर 
वाजेह और पेचीदगी न हो, बल्कि जो बात हो वह साफ. 
 हो। यह नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
बड़ी जबरदस्त तालीम है। 


मिल्कियत अलग होनी चाहिए 

और नबी-ए-करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने 
यह बात इर्शाद फरमाई कि मुसलमानों की एक एक बात 
वाजेह और साफ होनी चाहिए। मिल्कियतें अलग अलग 
होनी चाहिएं, और कौन सी चीज़ किसकी मिल्कियत है, यह 
वाज़ेह होना चाहिए। शरीअत के इस हुक्म का लिहाज न 
रखने की वजह से आज हमारा समाज फसादों और झगड़ों 
से भरा हुआ है। 

बाप बेटे का मुश्तरक कारोबार 

जैसे एक कारोबार बाप ने शुरू किया, अब बेटों ने भी 
उस कारोबार में काम शुरू कर दिया। अब यह मुताय्यन 
नहीं है कि बेटा जो बाप के कारोबार में काम कर रहा है, 
वह पार्टनर और साझी की हैसियत से काम कर रहा है, या 
वैसे ही बाप की मदद कर रहा है। या बेटा मुलाजिम की 
हैसियत से बाप के साथ काम कर रहा है और उसकी 
तन्ख्वाह मुकर्रर है। इनमें से कोई बात तय नहीं हुई और 
3234 +-८<८<--८ ८ -<--त--ह#हु८हुमततहतहह-ह#ह+#ह०<-++-हपपा८----. 


'खानदानी झगड़े ......(4) 


मामला अन्धेरे में है। अब दिन रात बाप बेटे कारोबार में 
लगे हुए हैं, बाप को जितने पैसों की जरूरंत होती है, वह 
कारोबार में से उतने पैसे निकाल लेता है, और जब बेटे को 
जरूरत होती है तो वह निकाल लेता है। अब इसी तरह 
काम करते हुए सालों साल गुज़र गए और धीरे धीरे दूसरे 
बेटे भी उस कारोबार में आकर शामिल होते रहे। अब कोई 
बेटा पहले आया, कोई बाद में आया, किसी बेटे ने ज़्यादा 
काम किया और किसी बेटे ने कम काम किया। 


अब हिसाब किताब आपस में कुछ नहीं रखा, बस . 


जिसको जितनी रकम की जरूरत होती वह उतनी रकम 
कारोबार में से निकाल लेता। और यह भी मुताय्यन नहीं 
किया कि उस कारोबार का मालिक कौन है और किसकी 
कितनी मिल्कियत है? और न यह मालूम कि कारोबार में 
किसका कितना हिस्सा है? न यह मालूम कि किसकी 
तन्ख्वाह कितनी है? अब अगर दूसरा उनसे कहे कि आपस 
में हिसाब व किताब रखो, तो जवाब यह दिया जाता है कि 
भाईयों के दरमियान क्‍या हिसाब व किताब, बाप बेटे में क्‍या 
हिसाब व किताब, यह तो दूई की और ऐब की बात है कि 
बाप बेटे या भाई भाई आपस में हिसाब व किताब करें | एक 
तरफ ऐसी मुहब्बत का इजहार है। 
बाद में झगड़े खडे हो गए 
लेकिन जब दस बारह साल गुजर गए, शादियां हो गईं, 
. बच्चे हो गए। या बाप जिन्होंने कारोबार शुरू किया था, 
दुनिया से चल बसे, तो अब भाईयों के दरमियान लड़ाई 











हा] 


खानदानी झगड़े....--(4) 


झगड़े खड़े हो गए और अब सारी मुहब्बत ख़त्म हो गई . 
और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि उसने 
ज्यादा ले लिया, मैंने कम लिया, फलां भाई ज़्यादा खा गया 
मैंने कम खाया। अब ये झगड़े ऐसे शुरू हुए कि खत्म होने 
का नाम नहीं लेते। और ऐसे पेचीदा हो गए कि असल 
हकीकत का पता ही नहीं चलता। आखिर में जब मामला - 
तनाव पर आ गया और एक दूसरे से बात चीत करने और 
शक्ल व सूरत देखने के भी रवादार नहीं रहे, और एक. 
दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तो आखिर में मुफ़्ती साहिब 
के पास आ गए कि अब आप मसला बताएं कि क्‍या करें? 
अब मुफ्ती साहिब मुसीबत में फंस गए। भाई! जब कारोबार _ 
शुरू किया था, उस वक्‍त तो एक दिन भी बैठकर यह नहीं 
सोचा कि तुम किस हैसियत में कारोबार कर रहे हो? अब 
जब मामला उलझ गया तो मुफ्ती बेचारा क्या बताए कि 
क्या करो | 

मामलात साफ हों 

ये सारे झगड़े इसलिए खड़े हुए कि शरीअत के इस 
हुक्म पर अमल नहीं किया कि मामलात साफ होने चाहिएं। 
: चाहे कारोबार बाप बेटे के दरमियान हो या भाई भाई के 
दरमियान हो, या शौहर और बीवी के दरमियान हो, लेकिन 
हर एक की मिल्कियत दूसरे से मुम्ताज और अलग होनी 
चाहिए। किसका कितना हक है? वह मालूम होना चाहिए | 
याद रखिए! बगैर हिसाब व किताब के जो जिन्दगी गुज़र 


रही है, वह गुनाह की जिन्दगी गुजर रही है। इस लिए कि 
३53४2 ऋऋऋऋछऋएऋछऋछणषएटउ न 





खानदानी झगड़े... (4). 






यह मालूम ही नहीं कि जो खा रहे हो वह अपना हक खा 
रहे हो या दूसरे का हक खा रहे हो | 


मीरास फौरन तकसीम कर दो 
शरीअत का हुक्म यह है कि जैसे ही किसी का 
इन्तिकाल हो जाए, फौरन उसकी मीरास तकसीम करो 
और शरीअत ने जिसका जितना हक रखा है वह अदा 
करो | मुझे याद है कि जब मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि . . 
अलैहि का इन्तिकाल हुआ तो मेरे शैख़ हज़रत डॉ. अब्दुल 
हई साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि ताजियत के लिए तश्रीफ 
लाए। अभी तदफीन नहीं हुई थी, जनाज़ा रखा हुआ था। 
उस वक्‍त हज़रते वाला की तबीयत ख़राब थी, कमजोरी थी, 
और साथ में हज़रत वालिद साहिब की वफात के सदमे का 
भी तबीयत पर बड़ा असर था। हज़रत वालिद साहिब का 
खमीरा रखा हुआ था, हम वह खमीरा हज़रत डॉक्टर साहिब 
के पास ले गए कि हज़रत थोड़ा सा खा लें ताकि कमजोरी 
: दूर हो जाए 
हजरत डॉक्टर साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि ने खमीरा 
हाथ में लेने से पहले फरमाया कि भाई! अब इस खमीरे का 
खाना मेरे लिए जायज नहीं, क्योंकि यह खमीरा अब वारिसों 
की मिल्कियत हो गया, और जब तक सारे वारिस इजाजत 
न दें उस वक्‍त तक मेरे लिए इसका खाना जायज नहीं है। 
हमने अर्ज़ किया कि हज़रत! सारे वारिस बालिग हैं और 
. सब यहां, मौजूद हैं, और सब खुशी से इजाजत दे रहे हैं 
इसलिए आप इसमें से खा लें, तब जाकर आपने वह खमीरा 


22% ०८८८-८८ +तहत-हहमहम-#ह#म--महपाप 





न :गयाइ्ाकइासमफभरफाइन्शइभगाबट़ "गकट टर कतय्जाश कुन#शकनफृकर 7 >ा इक, द्चढ द७७ >> ४. २०५ ७०७, ..... .... मनी! 


ि मिल कलम (६-६9 पतन... झगड़े ......(4) 

खाया। बहर हाल! अल्लाह तआला ने मीरास तकसीम करने 

की ताकीद फरमाई कि किसी के इन्तिकाल पर फौरन 

द उसकी मीरास वारिसों के दरमियान तकसीम कर दो ताकि 
| बाद में कोई झगड़ा पैदा न हो | 


..._ मीरास जल्द तकसीम न करने का नतीजा 

। लेकिन आज हमारे समाज में जहालत और नादानी का, 
नतीजा यह है कि अगर किसी के मरने पर उसके वारिसों 
से यह कहा जाए कि भाई मीरास तकसीम करो, तो जवाब 
में यह कहा जाता है कि तौबा तौबा, अभी तो मरने वाले का 
कफन भी मैला नहीं हुआ और तुमने मीरास की तकसीम की 
बात शुरू कर दी। चुनांचे मीरास की तकसीम को दुनियावी- 
काम करार देकर उसको छोड़ देते हैं। अब एक तरफ तो 
इतना तक॒वा है कि यह कह दिया कि अभी तो मरने वाले 
का कफन भी मैला नहीं हुआ, इसलिए माल व दौलत की 
बात ही न करो। और दूसरी तरफ यह हाल है कि जब 

. मीरास तकसीम नहीं हुई और मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल 
करते रहे तो साल के बाद वही लेग जो माल व दौलत की 
तकसीम से बहुत नागवारी का इजहार कर रहे थे, वही 
लोग उसी माल व दौलत के लिए एक दूसरे का ख़ून पीने 
के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक दूसरे पर इल्जाम 
लगाने लगते हैं कि फलां ज़्यादा खा गया, फलां ने कम 
खाया। | 


घर के सामान में मिल्कियतों का फर्क 
इसलिए शरीअत ने मीरास की तकसीम का फौरी हुक्म 





7777 777%0/60/777/00/४747077077#एएए7७70७7१7फ्र/इशए:२ण३फफकए एप (0०१ फएएरपएक्एएउ्ाए7 ४१५१ फहए एस मर 


खानदानी झगड़े ...*(4) 


..........न्‍नकरझमवनन जगा: 









््््य्न््न्न्म्म्न्न्न्न्स्प्म्न्न्न्न्द्््ख््ट्र् ्््अॉॉट 





इसलिए दिया ताकि मिल्कियतें अलग हो जाएं, और हर . 
शख्स की मिल्कियत वाजेह हो कि कौन सी चीज़ किसकी . 


मिल्कियत है। आज हमारे समाज का यह हाल है कि मियां 
बीवी को मालूम ही नहीं होता कि घर का कौन सा सामान 
मियां का है और कौन सा बीवी का है। जेवर मियां का है 
या बीवी का है। जिस घर में रहते हैं उसका मालिक कौन 
है। इसका नतीजा यह है कि बाद में झगड़े खड़े हो जाते 
हैं। 
हज़रत मुफ्ती साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि 
की एहतियात 

मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैहि की बात याद 
. आ गई, आख़िर जमाने में वफात से कुछ अर्से पहले बीमार 
थे, और बिस्तर पर थे। और अपने कमरे ही के अन्दर 
सीमित होकर रह गए थे। उस कमरे में एक चारपाई होती 
थी, उसी चारपाई पर सारे काम अन्जाम देते थे। वालिद 
साहिब के कमरे के बराबर में मेरा एक छोटा सा कमरा 
होता था। मैं उसमें बैठा रहता था। खाने के वक्‍त जब 
वालिद साहिब के लिए ट्रे में खाना लाया जाता तो आप 
खाना तनावुल फरमाते और खाने के बाद फ्रमाते कि ये 
बरतन जल्दी से वापस अन्दर ले जाओ, या मदरसे से कोई 
किताब या कोई चीज मंगवाई तो फारिग होते ही फरमाते 
कि इसको जल्दी से वापस कर दो, यहां मत रखो। कभी 
कभी हमें वह बरतन या किताब वगैरह वापस ले जाने में. 











4 ३० - 


एस २५० ५०७०2०१०४ ४४४४४ री 7 ५०२४ व क् "जज एज व ब आ गा बड़ 


खानदानी झगड़े-.---(4) 


देर हो जाती तो नाराजगी का इजहार फरमाते कि देर क्‍यों 
की, जल्दी ले जाओ | 
हमारे दिल में कभी कभी यह ख्याल आता कि वालिद 
. साहिब बरतन और किताब वापस करने में बहुत जल्दी 
: करते हैं। अगर पांच सात मिनट देर हो जायेगी तो कौन 
सी कियामत आ जायेगी। उस दिन यह राज़ खुला जब 
आपने एक दिन हम से मुख़ातिब होकर फरमाया कि मैंने 
अपने वसीयत नामे में यह बात लिखी हुई है कि यह मेरा 
कमरा जिसमें मेरी चारपाई है, इस कमरे के अन्दर जो चीजें 
हैं, सिर्फ ये चीज़ें मेरी मिल्कियत हैं, और घर की बाकी सब 
चीजें मैं अपनी बीवी की मिल्कियत कर चुका हूं। अब अगर 
मेरा इन्तिकाल इस हालत में हो जाए कि मेरे कमरे में बाहर 
की कोई चीज पड़ी हुई हो तो इस वसीयत नामे के 
मुताबिक लोग यह समझेंगे कि यह मेरी मिल्कियत है, और 
फिर उस चीज़ के साथ मेरी मिल्कियत जैसा मामला करेंगे। 


| * इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे इस कमरे में कोई बाहर 


की चीज देर तक पड़ी न रहे, जो चीज़ भी आए वह जल्दी 

. वापस चली जाए। 

बहर हाल! मिल्कियत वाजेह करने का इस दर्जा 
 एहतिमाम था कि बेटों की मिल्कियत से, बीवी की मिल्कियत 

से, मिलने जुलने वालों की मिल्कियत से भी अपनी 

मिल्कियत अलग और मुम्ताज़ थी। अल्हम्दु लिललाह, इसका 

नतीजा यह था कि कभी कोई मसला पैदा नहीं हुआ | 














' फल नि हे व या जल हाल 


भाईयों के दरमियान भी हिसाब साफ हो 
इसलिए शरीअत ने हमें यह हुक्म दिया कि अपनी 
मिल्कियत वाज़ेह होनी चाहिए। जब यह मसला हम अपने 
: मिलने जुलने वालों को बताते हैं कि भाई!ं अपना हिसाब 
किताब साफ कर लो और बात वाज़ेह कर लो, तो जवाब में 
कहते हैं कि यह हिसाब किताब करना दूई और गैर होने 
की बात है। लेकिन चन्द ही सालों के बाद यह होता है कि 
वही लोग जो उस वक्‍त अपनाईयत का मुज़ाहरा कर रहे थे, 
एक दूसरे के ख़िलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। 
इसलिए आपस के इख़्तिलाफात और झगड़ों का एक बहुत 
बड़ा सबब मिल्कियतों को साफ न रखना है। 
मकान की तामीर और हिसाब का साफ रखना 

या जैसे एक मकान तामीर हो रहा है, उस एक मकान 

में कुछ पैसे बाप ने लगाए, कुछ पैसे एक बेटे ने लगाए, 
कुछ पैसे दूसरे बेटे ने लगाए, कुछ पैसे कहीं से कर्ज ले 
लिए, और इस तरह वह मकान तामीर हो गया। उस वक्त 
आपस में कुछ तय नहीं किया कि बेटे इस तामीर में जो 
पैसे लगा रहे हैं, वे कर्ज़ के तौर पर लगा रहे हैं? या बाप 
की मदद कर रहे हैं? या वे बेटे उस मकान में अपना 
हिस्सा लगाकर पार्टनर बनना चाहते हैं? इसका कुछ पता 
नहीं, और पैसे सब के लग रहे हैं, लेकिन कोई बात वाजेह 
नहीं है। जब उनमें से एक का इन्तिकाल हुआ तो अब 
झगड़ा खड़ा हो गया कि यह मकान किसका है? एक कहता 











वन. 33 पप८न«नन«न»ानननकन--न झगड़े......(4) 


है कि मैंने इस मकान में इतने पैसे लगाए हैं, दूसरा कहता 
: है कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं, तीसरा कहता है कि जमीन 
तो मैंने खरीदी थी, और उस झगड़े के नतीजे में एक 
फसाद बर्पा हो गया। उस वक्‍त फैसले के लिए मुफ़्ती के 
पास पहुंचते हैं कि अब आप बताएं कि इसका क्‍या हल है? 
ऐसे वक्‍त में फैसला करते वक्‍त कभी कभी ना इन्साफी हो 
जाती है। 

इसलिए यह मसला अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि 
शरीअत का कायदा यह है कि अगर बाप के कारोबार में 
बेटा काम कर रहा है, और बात वाज़ेह हुई नहीं कि वह : 
बेटा किस हैसियत में काम कर रहा है? आया वह बाप का 
शरीक है या बाप का मुलाजिम है। तो अगर बेटा सारी उम्र 
भी इस तरह काम करता रहे तो यह समझा जायेगा कि 
उसने अल्लाह के लिए बाप की मदद की है, कारोबार में 
उसकी क॒छ हिस्सा नहीं है। इसलिए पहले से बात वाजेह 
करनी चाहिए 


दूसरे को मकान देने का सही तरीका 

और अगर वजाहत करते हुए तकुसीम का मामला 
करना है तो तकसीम करने के लिए भी शरीअत ने तरीका 
बताया है कि तक्सीम करने का सही तरीका क्‍या है? सिर्फ. 
यह कह देने से नहीं होता कि मैंने तो अपना मकान बीवी 
कें नाम कर दिया था। यानी उसके नाम मकान रजिस्ट्री 
करा दिया था। अब रजिस्ट्री करा देने से वह यह समझे कि 
.. वह मकान बीवी के नाम हो गया, हालांकि शरई एतिबार से 

किक नरम मि कस तक नि सटीक पक नम + जब ल बन कि 





खानदानी झगड़े ......(4) 


कोई मकान किसी के नाम रजिस्ट्री कराने से उसकी तरफ 
मुन्तकिल नहीं होता, जब तक उस पर उसका कब्जा न 
करा दिया जाए, और उस से यह न कहा जाए कि मैंने यह 
मकान तुम्हारी मिल्कियत कर दिया, अब तुम इसके मालिक 
हो | इसके बगैर दूसरे की मिल्कियत उस पर नहीं आती। 

तमाम मसाइल का हल, शरीअत पर अमल 

इन सारे मसाइल का आज लोगों को इल्म नहीं। 
इसका नतीजा यह है कि अलल्‌ टप मामला चल रहा है, 
और उसके नतीजे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फितना 
फसाद फैल रहा है, और समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, 
आपस में मुकद्दमे बाज़ियां चल रही हैं। अगर आज लोग 
शरीअत पर ठीक ठीक अमल कर लें तो आधे से ज़्यादा 
'मुकद्दमे तो खुद बखुद ख़त्म हो जाए 

ये खराबियां और झगड़े तो उन लोगों के मामलात में 
हैं जिनकी नियत खराब नहीं है। वे लोग जान बूझकर 
दूसरों का माल दबाना नहीं चाहते, लेकिन जहालत की 
वजह से उन्होंने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि उसके 
नतीजे में लड़ाई झगड़ा खड़ा हो गया। लेकिन जो लोग 
बद-दियानत हैं, जिनकी नियत ही ख़राब है, जो दूसरों का 
माल हड़प करना चाहते हैं, उनका तो कुछ ठिकाना ही 
नहीं । 
खुलासा 


बहर हाल! यह बहुत बड़ा फसाद है जो हमारे समाज 
ू<-+++---तहतहहतह८८८८८--८ह------<---हप८--८-त--पा-प पाप >पं८-- पतन >ञप८- मर ररफरपप्प्स्स्य्क् 


में फैला हुआ है। इस मसले को खुद को भी अच्छी तरह 
समझना चाहिए और अपने तमाम मिलने जुलने वालों और 
अजीजों व रिश्तेदारों को भी यह मसला बताना चाहिए कि 
एक बार हिसाब साफ कर लें और फिर आपस में मुहब्बत 
के साथ मामलात करें। लेकिन हिसाब साफ होना चाहिए 
और हर बात वांजेह होनी चाहिए, कोई बात गैर वाजेह और 
ना मुकम्मल न रहे। अल्लाह तआला अपने फज्ल व करम 
से हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता 
. फ्रमाए, आमीन। क्‍ .ः द 
0३४ ७) ५॥५००॥ ८।।३, ०५), 


ए//ए27////#/९//,,७»- ,...., 


